GOVT 
. OF HARYANA 


Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 

Published by Authority 


© Govt . of Haryana 


No. 97–2021 / Ext . ] CHANDIGARH , MONDAY , JUNE 21 , 2021 ( JYAISTHA 31 , 1943 SAKA ) 


हरियाणा सरकार 


आबकारी तथा कराधान विभाग 


अधिसूचना 

दिनांक 21 जून , 2021 
संख्या 32 / जीएसटी - 2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 19 ) , की धारा 148 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल , परिषद् की सिफारिशों पर , इसके द्वारा , हरियाणा सरकार , आबकारी तथा 
कराधान विभाग , अधिसूचना संख्या 48 / जीएसटी -2 , दिनांक 31 मार्च , 2019 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् : 

संशोधन 
हरियाणा सरकार , आबकारी तथा कराधान विभाग , अधिसूचना संख्या 48 / जीएसटी -2 , दिनांक 31 मार्च , 2019 में , 
पैरा ( ii ) में , 
( i ) " जिनके मामले में राज्य कर का भुगतान करने का दायित्व है " शब्दों के स्थान पर , " जो इन पर राज्य कर का 

भुगतान करेंगे ' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; 
( ii ) खण्ड ( घ ) के नीचे , " सक्षम प्राधिकारी द्वारा , जहां अपेक्षित हो , परियोजना के लिए समापन प्रमाण - पत्र जारी किए 

जाने या उनके प्रथम अधिभोग , जो भी पहले हो , कि तिथि को उत्पन्न होगा " शब्दों तथा चिहन के स्थान पर , 
" उस कर अवधि में , जो की ऐसी कर अवधि के बाद न हो , जिसमें , जहां अपेक्षित हो , सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
परियोजना के लिए समापन प्रमाण - पत्र जारी किए जाने की तारीख या इसके पहले कब्जे की तारीख , जो भी 

पहले हो , पड़ती हो " शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे । 
अधिसूचना 02 जून , 2021 से लागू हुई समझी जाएगी । 


2 . 


अनुराग रस्तोगी , 


अपर मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार , 
आबकारी तथा कराधान विभाग । 


( 1631 ) 


1632 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , JUNE 21 , 2021 ( JYST . 31 , 1943 SAKA ) 


HARYANA GOVERNMENT 


EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT 


Notification 


The 21st June , 

2021 


No. 32 / GST - 2.- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax 
Act , 2017 ( 19 of 2017 ) , the Governor of Haryana , on the recommendations of the Council , hereby makes the 
following amendments in Haryana Government , Excise and Taxation Department , notification No. 48 / GST - 2 , dated 
the 31st March , 2019 , namely : 


Amendment 


In Haryana Government , Excise and Taxation Department , notification No. 48 / GST - 2 , dated the 31st March , 
2019 , in the paragraph ( ii ) , 

( a ) for the words “ in whose case the liability to ” , the sign and words “ , who shall ” shall be substituted ; and 
( b ) for the words and sign “ shall arise on the date of issuance of completion certificate for the project , 

where required , by the competent authority or on its first occupation , whichever is earlier " , the words 
and signs in a tax period not later than the tax period in which the date of issuance of the completion 
certificate for the project , where required , by the competent authority , or the date of its first occupation , 

whichever is earlier , falls ” shall be substituted . 
2 . This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 2nd day of June , 2021 . 


ANURAG RASTOGI , 
Additional Chief Secretary to Government , Haryana , 

Excise and Taxation Department . 


9211 - C.S. - H.G.P . Pkl . 


